रजिस्ट्री संडी. एल .- 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


। 


-- 


- 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भागा - खण्ड 3 - - उप - खण्ड ( 1 ) 
PARTII - Section 3 - Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

THEMENT 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2001/ चत्र 29, 1923 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 19 , 2001 /CHAITRA 29, 1923 


सं. 249 ] 
No. 249 ]] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय ) 

अधिसूचना 
बेंगलूर, 19 फरवरी, 2001 

सं3/ 2001 - सीमा शुल्क ( एनटी ) 
का . आ . 345( अ ) - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 45 ( 1 ) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
मैं , ए. पी . सुधीर, सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय बेंगलूर एतद्द्वारा मेसर्स सेंट्रल पेपरहाऊसिंग कार्पोरेशन , मैसर्स ( सी . डब्ल्यू . सी . ) 
ई. पी. आई. पी., वाईटफोल्ड बेंगलूर , कर्नाटक राज्य को आयात किये गए माल जो मैसर्स सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन ( मैसर्स सी .डब्ल्यू. सी ) , 
ई. पी. आई. पी ., वाईटफील्ड, बेंगलूर, कर्नाटक राज्य में स्थित कंटाइनर फ्राइट स्टेशन में उतरे हुए हैं , उनकों पूर्वोक्त अधिनियम के खंड VIII के 
प्रावधानों के अनुसार देशी उपभोग या भंडागार में रखने या यानांतरण के लिए निकासी करने तथा निर्यात के लिए रखे गए मालों को निर्यात करने तक 
निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रखने के लिए अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करता हूँ : 

1. सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन , पाईटफील्ड, बेंगलूर आयात किये गय माल और निर्यात के मालों के अभिरक्षक के रूप में सीमा 

शुल्क अधिनियम की धारा 45 ( 2 ) के प्रावधान और समय - समय पर इस संबंध में किए जाने वाले नियम विनियम और अनुदेशों का 
अनुपालन करना वांछित है । 
सीमा शुल्क परिक्षेत्र में उतारने के बाद, अभिरक्षक की अभिरक्षा के अधीन आयात किए गए माल या निर्यात के मालों की यदि 
उठाईगीरि या चोरी हुआ तो वे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 ( 3 ) के प्रावधानों के अधीन ऐसे मालों पर लागू होने वाले 

शुल्क की अदायगी करना है । 
___ अभिरक्षक सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन में नियुक्त सीमा शुल्क अधिकारियों के लागत वसूली प्रभार को अग्रिम के रूप में अर्धवर्ष 

के आधार पर भुगतान करेंगे । 
4. वे रु. दो करोड़ के लिए मालों की सुरक्षा/ भांडागारण और पोतभरण हेतु कोई आयात/निर्यात के पहले प्रतिभू के साथ बंधपत्र 

निष्पादित करें । 
5. अभिरक्षक द्वारा कार्गों के लदान/ उता / भांडागारण के लिए सुरक्षित एवं विशाल जगह भी दें । 


1177 GI/2001 


(1 ) 


- 


13. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PARTI - SEC. 3(ii)] 
6. अधिसूचित क्षेत्र में कार्गो के संभालने के लिए पर्याप्त आधुनिक मशीमों जो संचालन अवस्था में है, उसका प्रावधान करें । 
7. सीमा शुल्क आयुक्त बेंगलूर की सहमति के बिमा सीमा शुल्क परिक्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं लाना है । 
8. सीमा शुल्क परिक्षेत्र में रखे गये मालों की बीमा अभिरक्षक द्वारा किया जाये । 
१. अभिरक्षक उस परिक्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य प्रबंध, पानी की आपूर्ति और अन्य संबंधित सुविधाएँ जैसे 

भोजनगृह प्रबंध आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं बनाएँ । 
10. निकासी की जगह में अभिरक्षक द्वारा सीमा शुल्क विभाग के लिए सजसामानयुक्त कार्यालय का प्रावधान निःशुल्क करें । 
11 . सीमा शुल्क द्वारा घाट शुल्क का अनुमोदन किया जाएगा और आयुक्त के अनुमोदन के बिना अभिरक्षक द्वारा कोई घाट शुल्क की 

वसूली न की जाये । 
अभिरक्षक निर्यात किये जाने वाले मालों को लदान बंदरगाह तक का सुरक्षित परिवहम भी सुनिश्चित करेंगे और यांत्रण के समय होने 
वाली दूषण, क्षति आदि के लिए जिम्मेदार होंगे । 
सीमा शुल्क द्वारा निरुद्ध ( डिटेंशन ) प्रमाणपत्र जारी करने के बाद अभिरक्षक कोई विलंब शुल्क न लगाये या वसूली करे । 
अभिरक्षक मालों की उधित रसीद, संभालन और भंडारण के लिए जिम्मेदार होंगे और ऐसे सभी मालों के उचित रिकार्ड का रख 

रखाव भी करेंगे । 
15. अभिरक्षक नजदीकी रेलवे - हेड या उचित स्थान से निःशुल्क उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था करें । 
16. सीमा शुल्क अधिनियम या उस समय लागू होने वाले कोई अन्य अधिनियम के अधीन सीमा शुल्क विभाग बाट शुल्क प्रभार्य नहीं 

लगाया जाए । 
17 . देशी उपभोग या भांडारण या यानांतरण के लिए माल को सीमा शुल्क स्टेशन में उतारने के 30 दिन के अंदर या उधित अधिकारी द्वारा 

आगे दिए समय के अंदर निकास नहीं किया तो या आयात /निर्यातकिये माल के स्वत्वाधिकारी को त्याग देने पर इन मालों को सीमा 
शल्क अधिनियम, 1962 की धारा 48 के अधीन अभिरक्षक द्वारा नहीं बेचेंगे जब तक वे सीमा शल्क के उपयुक्त अधिकारी से 

अनुमति प्राप्त नहीं किया हो । 
18. अगर अभिरक्षक सीमा शुल्क परिक्षेत्र में या सीमा शुल्क से संबंधित परिक्षेत्र में कोई कार्य को उपभाड़ा पर देना चाहते हैं जो सीमा 

शुल्क आयुक्त की पूर्वानुमति से कर सकते हैं और उक्त एजेन्सी के भूल चूक और अपराध के लिए अभिरक्षक जिम्मेदार होंगे । 
19. अभिरक्षक यह भी सुनिश्चित करें कि सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन से बंदरगाह को जाने तक मालों के परिवहन का समय पाँच 

दिनों से अधिक न हो और वे कार्गो के सुरक्षित परिवहन का भी सुनिश्चित करें । 
20 . अभिरक्षक सीमा शुल्क अधिनियम के सभी नियम और विनियमों का पालन करें । 

प्रारंभ में सीमा शुल्क आयुक्त की संतुष्टि के आधार पर नियुक्ति की अवधि अधिसूचना की जारी की तारीख से पाँच वर्ष तक मान्य 
होगी । सीमा शुल्क आयुक्त बेंगलूर द्वारा अभिरक्षक को अपने मामले को स्पष्ट करने के लिए विशिष्ट कारणों को नियोजन करके 
नियुक्ति को किसी भी समय पर रद्द करने का हक रखते हैं । 


[ फा, सी. सं . VIII - 48/ 4512000-- सी . शु. तकनीकी ] 


ए. पी. सुधीर, आयुक्त 
MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS) 

NOTIFICATION 
Bangalore, the 19th February, 2001 

No. 03/ 2001 - Crs ( N . TI ) 
S .O . 345 (E ). - In exercise of powers vested under Section 45 ( 1) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), I, A . P. 
Sudhir, Commissioner of Customs, Customs Commissionerate , Bangalore horoby - appoint Ms.:Central Wardhonsing 
Corporation (M /s. CWC), EPIP , Whitefield , Bangalore,Karnataka State to be the custodians of imported goods landed at 
Container Freight Station af.M /s. Central Warehousing Corporation (M /s. OWO ), EPIP, Whitefield , Bangalore Karnataka 
State until they are cleared for home consumption or warehoused or transhipped in accordance with the provisions of 


( 411 – 443(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Chapter VIII of the Act Ibid and also for the goods intended for export till they are exported subject to the following 
conditions : 

1. Central Warchousing Corporation , Whitefield , Bangalore , as the custodian of the imported goods and 

goods meant for Export would be required to comply with the provisions of the Section 43 (2 ) of the 
Customs Act, 1962, as well as rules and regulations and instructions issued thereon from time to time in 

this regard . 
2. If any imported goods or goods meant for export are pilfered or lost after unloading in the Customs area 

while in the custody of the Custodian ,then in terms of provisions of Section 45 (3 ) of Customs Act, 1962 , 

they shall be liable to pay duty on such goods as applicable . 
3. The Custodian shall pay the Cost Recovery charges of the Customs officers posted at Central Warehousing 

Corporation in advance on half yearly basis. 
4 . They shall execute a Bond for Rs. Two Crores only with surety for the safety/ storage and transhipment of 

goods before commencing any Import/Export . 
5. The Custodian shall provide safe, secure and spacious place for loading/ unloading/storing of the cargo . 
6 . The Custodian shall provide sufficientmodern handling equipment in operational condition for handling 

the cargo in the notifiod area . 
7. No alteration of the plan in Customsarea shall be made without the concurrence of the Commissioner of 

Customs, Bangalore. 
8. Insurance of all goodsheld in Customs area shall be made by the Custodian . 
9. The Custodian shall make adequate arrangements for sanitary facilities, water supply and other allied 

facilities, including canteen facility, for the officers working in the area . 
10 . Thc Custodian shall provide frec furnished office space for the CustomsDepartment at place of clearance. 
11. The warfage charges shall be approved by the Customs and no warfage charges shail be charged or 

collected by the custodian without the approval of the Commissioner. 
12. The Custodian shall also ensure safc transport of export goods to the port of shipment and shall be 

responsible for any pilferage, loss damage in transit . 
13. The Custodian shall not charge or collect any demurrage charges after detention certificate is issued by the 

Customs. 
14. The Custodian shall be responsible for proper receipt, handling and storage of goods and also shall 

maintain proper records of all such goods. 
15. The Custodian shall provide free suitable transport from the nearest railway head or suitable point. 
16 . The Custodian shall not charge any rent/demurrage on the goodsdetained by CustomsDepartment under 

the CustomsAct or any other Act for the time being in force . 
17. The goods which are not cleared for home consumption or warehoused or transshipped within 30 days of 

unloading thereof at Customs stations or within such further time as the proper officer may allow or if the 
title to any imported or export goods is relinquished shall not be sold under Section 48 of CustomsAct, 

1962 by the custodian unless the permission is sought from the proper officer of the Customs, 
18 . In cae the Custodian wants to sublet any of the functions inside the Customs area or connected with the 

Customs area , the same should be done with prior approval of the Commissioner of Customs and the 

Custodian shall remain responsible for the omissions and commissions of the said agency. 
19. The Custodian shall also ensure that the time taken for to an for movements of goods between CWC , 

Bangalore and gateway ports should not exceed more than 5 days and shall ensure safe transit of the 

cargo . 
20. The Custodian shall abide by all the Rules and Regulations under the Customs Act. 
21. Duration of appointment shall initially remain valid upto 5 years from the date of issue of this Notification 

and subject to the satisfaction of the Commissioner of Customs, Commissioner of Customs, Bangalore 
shall have right to terminate the appointment at any time after assigning specific reasons to the Custodian 
to explain his case . 

F. C . No . VIII/48 /45/ 2001 -Cus. Tech ) 

A .P. SUDHIR , Commissioner 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec , 3 (ü )] 


- 


अधिसूचना 
बेंगलूर, 19 फरवरी, 2001 

सं. 2 / 2001-सीमाशुल्क ( एन .टी. ) 
का . आ . 346( अ ). - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 8 ( बी ) के अधीन सीमा शुल्क आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, मैं , ए. पी. सुधीर , सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, बेंगलूर जो मैसर्स सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन ( मैसर्स सी. डब्ल्यू सी ) 
ई. पी. आई. पी . वाईटफील्ड , बेंगलूर कर्नाटक में स्थित कंटाईनर कराईट स्टेशन के क्षेत्र जो निम्नलिखित सर्वे संख्या के अधीन आते हैं उनको सीमा 
शुल्क क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता हूं । 

( 1 ) " 107 , 108, 109 ( सर्वनिष्ठ सुविधाएं ) माप के साथ ( अंदाज) निम्न प्रकार है । 

उत्तर और दक्षिण के बीच की लंबाई 189 मीटर्स । 
पूरब और पश्चिम के बीच की लंबाई 141 मीटर्स है और निम्न प्रकार परिसीमित है : - - 
बंधित क्षेत्र के पूरब दिशा में पहुंच मार्ग सं. 3 के. आई. ए. डी. बी. वाईटफील्ड है । 
बंधित क्षेत्र के पश्चिमी दिशा में निकटवर्ती भूमि सं . 122, के . आई. ए. डी. बी . वाईटफील्ड है । 
बंधित क्षेत्र के उत्तरी दिशा में के. आई.ए. डी. बी . रोड सं. 2 वाईटफील्ड है । 
बंधित क्षेत्र के दक्षिणी दिशा में है खाली भूमि जिसकी सर्वे सं . 152, हुडी गांव , बेंगलूर दक्षिण तालूका । " 

[ फा. सी. सं. VIII/ 48/ 45/ 2001 सीमा शुल्क तकनीकी ] 

ए. पी. सुधीर , आयुक्त 


NOTIFICATION 
Bangalore ,the 19th February, 2001 

No. 02/2001- Cus. ( N. T. ) 
S . O . 346 ( E ).-— In exercise of the powers conferred upon the Commissioner of Customsunder Section 8 (b ) of the 
Customs Act, 1962, I, A . P. Sudhir, Commissioner of Customs, Customs Commissionerate, Bangalore hereby specify the 
area of the Container Freight Station located at M /s Central Warehousing Corporation (M /s CWC) at EPIP , Whitefield , 
Bangalore ,Karnataka as " CUSTOMS AREA ” falling under survey Nos. 

( 1) " 107 , 108, 109 & CA ( Common Amenities ) with measurement (approx.) as under : -- 

The length between North and South is 189 mts . 
The length between East and West is 141 mts. and bounded as under : 
Onthe Eastern side of the bonded area is the approach Road No. 3, KIADB, Whitefield. 
On the Western side of the bonded arca iş adjacentplot No . 122 , KIADB , Whitefield . 
On the Northern side of the bonded area is KIADB Road No. 2.Whitefield . 
On the Southern side of the bonded area is lying vacant plot with survey No . 152, Hoodi Village, Bangalore 
South Taluk. " 

[ F. C . No. VIII /48/ 45 / 2001-Cus. Tech.] 


A. P. SUDHIR. Commissioner 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


